निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 2 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 230 ) पटना, वृहस्पतिवार , 23 मार्च 2017 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


आदेश 

17 फरवरी 2017 
सं० V / नि0 - 1 - 09 / 2016 - 679 - श्रीमती मुक्ता वर्मा, सहायक निबंधन महानिरीक्षक , बिहार, पटना द्वारा 
स्वास्थ्य कारणों से उपभोगित अवकाश दिनांक 08. 08. 2016 से दिनांक 16.01. 2017 तक कुल 162 ( एक सौ बासठ ) दिन 
को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के तहत् रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नन्दन दास , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 230 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


